than 


VE: 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

11 आषाढ़, 1937 ( श०) 
संख्या 475 राँची , गुरुवार 

2 जुलाई, 20 15 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


आदेश 

22 जून, 2015 
संख्या- 5/ आरोप- 1-19/ 2015 का . 5496 -- उपायुक्त , गिरिडीह के पत्रांक- 628, दिनांक 09 अप्रैल , 2015 
द्वारा श्री दिनेश प्रसाद, तत्कालीन उप विकास आयुक्त , गिरिडीह के विरूद्ध एक फिल्मी गाने के फिल्मांकन 
के दौरान सहभागिता करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं । उक्त आरोपों पर श्री प्रसाद के पत्र , 
दिनांक 10 मई , 2015 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है, जिसमें उल्लेख है कि इनके द्वारा 
ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल हो । विषयगत 
फिल्म उग्रवाद समस्या पर आधारित है एवं स्थानीय कलाकरों का हौसला बढ़ाने के लिए इनके द्वारा 
भाग लिया गया । 

श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं इनके स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त इन्हें 
चेतावनी संसूचित की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

प्रमोद कुमार तिवारी , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 475 - 50 । 


